निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 पौष 1937 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 28 ) पटना , सोमवार, 11 जनवरी 2016 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

26 दिसम्बर 2015 
सं 0 वि ० स ० ( का ० ) -06/ 2014-2060/ वि ० स ० । — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है 
कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या -5652 /2014 ( सोम प्रकाश सिंह बनाम प्रमोद सिंह चंद्रवंशी ) में 
दिनांक 18.09.2015 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में पंचदश बिहार विधान - सभा के निर्वाचन क्षेत्र संख्या -220 , 

ओबरा से निर्वाचित सदस्य श्री सोम प्रकाश सिंह की सदस्यता माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन अर्जी 
संख्या-04/ 2011 ( प्रमोद सिंह चंद्रवंशी बनाम सोम प्रकाश सिंह ) में दिनांक 25.04.2014 को पारित न्याय निर्णय के अनुसरण 
में समाप्त किये जाने से संबंधित पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या - वि ० स ० ( का ० ) -01 / 2014-745 , दिनांक 21.05.2014 को 
निरस्त करते हुए उनकी सदस्यता बहाल की जाती है । तदनुसार पंचदश बिहार विधान - सभा के माननीय सदस्यों की सूची 
को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या -5652/ 2014 ( सोम प्रकाश सिंह बनाम प्रमोद सिंह 
चंद्रवंशी ) में पारित अंतिम न्यायादेश के आलोक में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता होगी तो तदनुसार संशोधन कर दिया 
जाएगा । 

माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राजीव कुमार , 

प्रभारी सचिव , 
बिहार विधान - सभा , पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 28-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


